रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L. - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I - -- खण्ड 1 
PART I— Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- %3D 


सं . 175 ] 
No. 175 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , जुलाई 26 , 1999 / श्रावण 4 , 1921 
NEW DELHI, MONDAY, JULY 26 , 1999 /SRAVANA 4 , 1921 


- - - - - - - 


सदस्य 


श्रम मंत्रालय 
( केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1999 
संख्या यू.- 23013 / 12 / 99 -एल. डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि ., ( मार्केटिंग डिवीजन ) बान्द्रा ( पू. ) मुम्बई की स्थापना में ठेका श्रम को समाप्त 
करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित करता है । 

2 . समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
( 1 ) श्री एन . सुन्दरेसन, 

महासचिव , 
दक्षिण- मध्य रेल मजदूर संघ , 
सं . 405 , श्री रंगा अपार्टमेंट्स , 
केयेज हाई स्कूल के सामने , 
सिकन्दराबाद- 500071 
श्री राजकुमार, 

सदस्य 
कार्यकारी निदेशक, स्था. ( आई. आर. ) 
रेल मंत्रालय, कमरा सं. 534 - सी , 
रेलवे बोर्ड, 

नई दिल्ली -110001 
( 3 ) उपमुख्य श्रमायुक्त ( के.), मुम्बई 

सदस्य - संयोजक 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :---- 

" एंटनी जोसेफ और अन्य बनाम इंडियन ऑयल कार्पोरेशन एवं अन्य के मामले में रिट याचिका संख्या 359 / 1997 में वर्णित इंडियन 
ऑयल कार्पोरेशन लि . ( मार्केटिंग डिवीजन ) बान्द्रा ( पू. ), मुम्बई की स्थापना में पम्पिंग तथा सफाई व्यवस्था के रख -रखाव तथा मरम्मत ; 
सीवेज ट्रीटमेन्ट संयंत्र रख - रखाष; अग्निशमन सेवा तथा अग्नि शमन सेवाओं का रख -रखप एवं विद्युत व्यवस्था का रख -रखाव ( विभिन्न 
विद्युत पद्धति जैसे एच. टी . पेनल , ट्रांसफार्मर, मुख्य एल . टी . पेनल, डी . जी . सैटों, आन्तरिक बिजली तथा विद्युत वितरण नैटवर्क ए. सी . 


220961/ 99 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I - SEC . 1 ] 
के लिए विद्युत नैटवर्क एवं विधुत संबंधी अन्य जुड़नार आदि सहित ) के कार्यों में इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए ठेका 
श्रम पद्धति के कार्य का अध्ययन करना कि ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान 
में रखते हुए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि . ( मार्केटिंग डिवीजन ), बान्द्रा ( पू. ), मुम्बई की स्थापना में उपर्युक्त कार्यों में ठेका श्रम का 

नियोजन प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए अथवा नहीं । " 

4 . समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा । समिति द्वारा यह संकल्प सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिए । 

के . कृष्णामूर्ति , सचिव 
MINISTRY OF LABOUR 
(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD ) 

RESOLUTION 

New Delhi , the 26th July , 1999 
No. U - 23013/ 12/99- LW. - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour ( Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of 
abolition of contract labour in the establishment of Indian Oil Corporation Limited , Marketing Division ) Bandra ( E ), Mumbai. 

2 . The composition of the committee and its terms of reference will be as under : 
( 1) Shri N Sundaresan , 

Member 
General Secretary , 
South Central Rly. Mazdoor Union, 
No. 405 Sri Ranga Apartments , Opp . to Keyes 
High School, 
Secunderabad -500071 
Shri Raj Kumar, 

Member 
Executive Director, Estt . (IR ), 

Ministry of Railway, Room No . 534- C , 
Railway Board , 

New Delhi- 110001 
(3 ) Dy. C . L.C .( C ) Mumbai 

Member- Convener 
3 . The terms of reference of the proposed committee would be as follows : 
" To study the working of contract labour system in the jobs/works of maintenance and repair of pumping and sanitary 

system , sewage treatment plant maintenance , fire service and maintenance of fire services system and mainte 
nance of electrical system (including maintenance of various electrical system such as HT Pancl, Transformer, 
main LT Panel, DG sets, interior power and lighting distribution network power network , electrical system for 
AC and other lighting fixtures ctc .) in the establishment of Indian Oil Corporation Limited , (Marketing Divi 
sion ) Bandra ( E ), Mumbai referred to in W .P . No 359 of 1997 in the matter of Antony Joseph and others Vs 
Indian Oil Corporation & Others to make suitable recommendations whether or not the employment of contract 
labour in above jobs/works in the establishment of Indian Oil Corporation Limited , (Marketing Division ) Bandra 
(E ), Mumbai be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and 

Abolition ) Act, 1970. " 

4 The Headquarter of the Committee will be at Mumbai. The Committee should submit its report within three 
months from thc date of publication of this Resolution in the Official Gazettc . 

K . KRISHNAMOORTHY, Secy . 


( 2 ) 


Sh : 


संकल्प 

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1999 
संख्या यू. - 23013 / 13 / 99 - एल . डब्ल्यू. -- ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड जवाहर लाल नेहरू पत्तन , शैवा, जिला रायगढ़ महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उत्सादन के प्रश्न की जाचं 
करने के लिए एक समिति का गठन करता है । 

2 . समिति का संघटन और विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


सदस्य 


( 1 ) श्री एन . सुन्दरेसन , 

सदस्य 
महासचिव, 
दक्षिण - केन्द्रीय रेलवे मजदूर संघ , 
सं . 405 , श्री रंगा अपार्टमेंट्स , 
केयेज हाई स्कूल के सामने , 

सिकन्दराबाद - 500071 
( 2 ) श्री राजकुमार , 

कार्यकारी निदेशक , स्था. ( आई. आर. ) 
रेल मंत्रालय, कमरा सं. 534 - सी , 
रेलवे बोर्ड, 

नई दिल्ली - 110001 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( के . ), मुम्बई 

सदस्य - संयोजक 
3. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :--- 

" अदहिल भारतीय मठाडी ट्रांसपोर्ट और सामान्य कामगार संघ बनाम जे एम पी टी का न्यासी बोर्ड और जवाहर लाल नेहरू पत्तन , शैषा , 
जिला रायगढ़ , महाराष्ट्र के अन्य के मामले में 1998 की रिट याचिका संख्या 1743 के एक्सहिषिट " ए " से सम्बन्धित इलैक्ट्रीशियन , 
मैकेनिक सहायक, फिटर , वैल्डर और रिंगर के जॉबों /कार्यों में ठेका श्रम के कार्यचालन का अध्ययन करना और समुचित सिफारिश करना 
कि जवाहर लाल नेहरू पत्तन , शैवा, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉबों/कार्यों में ठेका श्रम नियोजन ठेका श्रम 

( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " 

4. समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा । समिति का इस संकल्प के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत कर देनी चाहिए । 

के. कृष्णामूर्ति , सचिव 


RESOLUTION 


New Delhi, the 26th July, 1999 


No. U -23013 /13 /99- LW . — In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of 
bolition of contract labour in the establishment of Jawaharlal Nehru Port, Sheva, District Raigad , Maharashtra . 

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under : 
( 1) Shri N . sundaresan , 

Member 
General Secretary, 
South Central Rly . Mazdoor Union , 
No. 405 , Sri Ranga apartments , Opp . to Keyes 
High School, 

Secunderabad - 500071 . 
( 2 ) Shri Raj Kumar 

Member 
Excutive Director, Estt . (IR ) 
Ministry of Railway, Room No. 534 - C , 
Railway Board, 

New Delhi- 110001 
(3) R.L . C . (C ) Mumbai. 

Member- Convener 
3 . The terms of reference of the proposed Committee would be as follows : - 

To study the working of contract labour system in the jobs/works of Electrician Mechanic Helper, Fitter , 
Welder and Rigger related to Exhibit A of W .P. No . of 1743 of 1998 in the matter of Adhil Bhartiya Mathadi 
Transport and General Kamgar Union Vs. Board of Trustees of JNPT and Ors of the establishment of Jawaharlal 
Nehru Port, Sheva, District Raigad , Maharashtra to make suitable recommendations whether or not the em 
ployment of contract labour in above jobs/works in the establishment of Jawaharlal Nehru Port , Sheva, District 
Raigad , Maharashtra be probibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour 
( Regulation and Abolition ) Act, 1970 . 


- - - - - - - - - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART I - Sec. 1] 
4 . The Headquarter of the Committee will be at Mumbai. The Committee should submits its report within three 
months from the date of publication of the resolution in the Official Gazette . 

K KRISHNAMOORTHY, Secy . 
संकल्प 


. 


नई दिल्ली , 26 जुलाई , 1999 
संख्या यू . - 23013 / 14/ 99 - एल . डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड , भारतीय लौह और इस्पात कम्पनी लिमिटेड बर्नपुर , आसनसोल, पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम 
के उत्सादन के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करता है । 

2 . समिति का संघटन और उसके विधारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
( 1 ) श्री शंकर साहा , 

सदस्य 
सचिव, यूटक 
लेनिन सारनी, 77 / 2/ 1 , 

कलकत्ता - 700013 
( 2 ) श्री सी . एच. खिस्ती, 

सदस्य 
निदेशक कार्मिक , 
कोल इंडिया लिमिटेड, 
10 , नेताजी सुभाष रोड, 

कलकत्ता- 700001 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( के.), कलकत्ता 

सदस्य - संयोजक 
3. प्रस्तावित समिति के विघारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
" खराब वैगनों से धूल कणों को सफाई करने और स्पिलेज की सफाई करने , नालियों की सफाई करने , गैस क्लिीनिंग संयंत्र और लाइम सैटलिंग 

टैक सफाई कार्य तथा अन्य सफाई कार्यों, पिग माउल्ड्स की आपूर्ति , गैस कटिंग, ब्लास्ट फरनेस विभाग में आक्सीजन सिलिन्डरों की 
तुलाई , स्टीम क्रैनों और ट्राफिक ( इस्पात ) विभाग में लोको में कोयला भरने बैटरी उप -उत्पाद यूनिटों और स्टिचिंग की सफाई, यूनिट 
केसिल्स और कोयला हैण्डलिंग की सफाई, सफाई कार्य, कोक ओवेम विभाग में माल को लादने उतारने और पुन : भरने, कोयला तोड़ने, 
बुलडोजर की सफाई करने, कोक बीज को उतारने सहित कोल स्टाक टेकिंग, स्पिलेज की सफाई करने , सी एच पी की फिलिंग और 
सफाई, पावर इंजीनियरिंग और बॉयलर विभाग में ऐश पम्प सैक्शन चैम्बर की सफाई, स्थाई श्रमिकों के साथ ठेका श्रमिकों द्वारा मैकेनिकल 
इंजीनियरिंग ( लौह और इस्पात ) विभाग में किए जाने वाले सभी कार्यों, एसिड न्यूट्रीलाईजेशन संयंत्र के रखरखाव, 40 " मिल, 34 " मिल 
18 " मिल में सफाई कार्यों और सिविल इंजीनियरिंग ( लौह और इस्पात ) विभाग में कोक ओवेन में वैगन रिपेयर शॉप , स्मिथि शॉप , पम्प 
हाउस और नालियों की सफाई करने , लोडिंग और अनलोडिंग विभाग में स्कोप साल्वेज, सप्लाईंग और लेविलिंग कार्य में लगे जॉबों /कार्यों 
में ठेका श्रम प्रणाली का अध्ययन करना और भारतीय लौह एवं इस्पात कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर, आसनसोल पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठान 
में श्री तपन कुमार मित्रा और अन्य बनाम आई आई एस सी ओ और अन्यों के मामले में रिट याचिका संख्या 13024 /1998 और श्री 
जयदेव बक्शी और अन्य बनाम आई आई एस सी ओ एवं अन्यों के मामले में रिट याचिका संख्या 11932/ 98 में संदर्भित विषय के बारे 
में ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए भारतीय लौह एवं इस्पात 
कम्पनी लिमिटेड बर्नपुर आसनसोल पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जोबों /कार्यों में ठेका श्रम नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए 

अन्यथा नहीं , इस बारे में उपर्युक्त सिफारिश करना " । 
4 . समिति का मुख्यालय कलकत्ता में होगा । समिति को सरकारी राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट 
पस्तुत करनी चाहिए । 

के . कृष्णामूर्ति, सचिव 
RESOLUTION 

New Delhi, the 26th July , 1999 
No . U - 23013 / 14 /99 - LW . — In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and 
Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of 
abolition of contract labour in the establishment of Indian Iron & Steel Company Limited, Burnpur , Asansol , West Bengal. 

2 . The composition of the committee and its terms of reference will be as under : 


[ T11 - 05 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(2 ) 


( 1) Shri Sankar Saha , 

Member 
Secretary , UTUC , 
Lenin Sarani, 77 / 2 /1 , 
Calcutta - 700013 
Shri C . H . Khisty, 

Member 
Director, (Personnel), 
Coal India Limited , 
10 , Netaji Subhash Road , 

Calcutta - 700001. 
(3) R .L . C .(C ) Calcutta 

Member- Convener 
3 The termsof reference of the proposed committee would be as follows : 

To study the working of contract labour system in the jobs/works of cleaning of the dust line and cleaning of 
spillage from defective wagons, cleaning of drains, gas cleaning plant and lime settling tank , all other cleaning 
jobs , supply of pig moulds, gas cuttings , carrying of oxygen cylinders in Blast Furnace Department, coaling of 
steam cranes and locos in traffic (Steel) Department, battery - by product, cleaning of units and stiching , clean 
ing of unit vessels and coal handling, cleaning jobs, loading and unloading of materials in Coke oven Depart 
ment and refuelling, coal breaking, bull dozer cleaning , coal stock taking including unloading of coke breeze , 
cleaning of spillage , pilling and cleaning of CHP, cleaning of ash pump section chamber in Power Engineering 
and Boiler Department, all jobs in the Department ofMechanical Engineering ( Iron & Steel) done by contract 
labour alongwith permanent labour, maintenance of acid neutralisation plant, cleaning jobs at 40 " Mill , 34 " 
Mill 18 " Mill and cleaning at wagon Rapair Shop , Smithy shop , Pump House and Drains in Cokc Oven in Civil 
Engineering ( Iron & Steel) Department, scope salvage , supplying and levelling in the loading and unloading 
Department referred to in W .P . No. 13024 / 1998 in thematter of Shri Tapan Kumar Mitra and Ors Vs. IISCO & 
Others and in W . P . No. 11932 /98 in the matter of Shri Jaydev Baxi and Ors. Vs . IISCO & Others in the 
cstablishment of Indian Iron & Steel Company Limited , Burnpur, Asansol, West Bengal to make suitable 
recommendations whether or not the employment of contract labour in above job /work of in the establishment 
of Indian Iron & Steel Company Limited , Burnpur, Asansol, West Bengal be prohibited keeping in view the 

provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 ." 
4 . The Headquarter of the Committee will be at Calcutta . The Committee should submit its report within three 
nonths from the date of publication of this Resolution in the Official Gazette . 

K . KRISHNAMOORTHY, Secy . 


Printed by the Managor , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 


